सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

____ 11 अश्विन, 1938 ( श०) 
राँची, सोमवार , 

3 अक्टूबर , 2016 (ई० ) 


संख्या 795 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 
27 सितम्बर , 2016 


संख्या - 2/ अ. सृ.- 10 / 2010-5257 -- उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक - 360, दिनांक 18 अक्टूबर , 2011 द्वारा 
गढ़वा जिलांतर्गत कांडी प्रखण्ड क्षेत्र के अनुरूप कांडी अंचल के सृजन करने का प्रस्ताव तदोपरांत आयुक्त , 
पलामू प्रमंडल , मेदिनीनगर के पत्रांक- 2001, दिनांक 22 नवम्बर, 2011 द्वारा उक्त प्रस्ताव पर प्राप्त अनुशंसा 
के आलोक में राजस्व प्रशासन को और सुदृढ़ करने एवं जन सुविधा के मद्देनजर गढ़वा जिलान्तर्गत कांडी प्रखंड 
क्षेत्र के अनुरूप कांडी अंचल का गठन / सृजन किया गया है | नवसृजित अंचल के अंतर्गत आने वाले राजस्व 
ग्राम एवं ग्राम पंचायत का नाम उनके नाम के सामने अंकित है । 

2. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 2 सितम्बर , 2013 में मद संख्या- 33 के द्वारा दी गई स्वीकृति 
के आलोक में राज्यादेश सं.- 3497, दिनांक 4 नवम्बर , 2013 द्वारा गढ़वा जिलान्तर्गत कांडी अंचल तथा इनके 
लिए आवश्यक पदों का सृजन किया गया है | 


3. वर्तमान में कांडी अंचल के अन्तर्गत कुल 13 ( तेरह ) ग्राम पंचायत एवं 93 (तिरानवे ) राजस्व ग्राम 
निम्नवत् हैं : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 3 अक्टूबर , 2016 


ग्राम पंचायत का 


राजस्व ग्राम 


प्रस्तावित अंचल | मुख्यालय 

का नाम 


नाम 


कांडी 


कांडी 


| 1. कांडी 


2. पतरिया 
3. बलियारी 
4. गडाखुर्द 


5. खरौंधा 


6. पतिला 


7. सरकोनी 


कुशही, काचर , कांडी, ढबरिया , सलेया, नैनाबार , 
बहेरवा , सेखपुरा , किशुनपुर , पिण्डराहा, संड़की , 
चौखड़ी, सिवरी, मिसरौलिया, जतरो, पतरिया , 
नवाडीह, भिलमा, नाउ भिलमा , गुजरिया , 
अमडीहा, जमुआ, चन्द्रपुरा , महतवाना, पाठकपूरा , 
कनकपूरा , सोनपूरा , बलियारी, गड़ाकला, गाड़ाखूर्द, 
सुण्डीपूर , कसनप , खरौधा, भुड़वा, बबुरा, 
जयनगरा , कोरगाई , मोखापी, मरहटीया, पतिला, 
डेकार , वेलहथ , चोका, चाचर , मझिगांवा , 
पाण्डेपुरा , सरकोनी, सेमौरा, नाउ सेमौरा, डेमा , 
कोवाड़ी, महुली, करमा , रतनगाड़ा, ओलमा, लमारी 
खूर्द, राजा घटहआ, घटहआ कला , चटनियाँ , 
पिपरडीह , घोड़दाग , लमारी कला, मिसरौलिया , 
हुण्डराहा , किरीया, पतरीया , सबुआ, हरिगाँवा , 
सननी, गरदाहा, गोसांग , खुटहेरिया, कुसहा , 
बेलोपाती, बासुखाप, मण्डरा , चचरीया खुर्द , 
चचरीया कला, ढेलका, मैनपुरा , बहेरा, शिवपुर, 
देवडीह , अधोरा , सुनपुरवा , तेलियाबांध, 
तेलियानिजामत , भण्डरीया , सोहगाड़ा, राणाडीह , 
रामबांधा, कुरकुटटा , धुरवा 


8. घटहुआ कला 
9. चटनियाँ 


10 . लमारी कला 


11. खुटहेरिया 
12. शिवपुर 


13. राणाडीह 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 795 - 50 | 


